निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आश्विन 1935 ( श० ) 
( सं0 पटना 812 ) पटना , वृहस्पतिवार, 17 अक्तूबर 2013 


सूचना एवं जन - सम्पर्क विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2013 
सं0 01 स्था ( मु० ) 05 - 05 / 2012- 86 / सू0ज0स0वि0 — बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1540 , 
दिनांक 10 .10. 2013 के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित) की अनुशंसा के अनुरूप सूचना एवं 
जन - सम्पर्क विभाग में कार्यरत प्रोन्नति के योग्य निम्नांकित अपर जिला जन - सम्पर्क पदाधिकारियों को बिहार सूचना 
सेवा के बेसिक ग्रेड के राजपत्रित पद जिला जन - सम्पर्क पदाधिकारी - सह - सहायक निदेशक वेतनमान 
रु0 9300 - 34800 ग्रेड पे - रु0 4800 पी0बी0- 2 पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
नियुक्ति की जाती है: 
क्र०सं० प्रोन्नत पदाधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

अभ्युक्ति 
वरीयता कमांक 


जि0ज0स0इकाई, औरंगाबाद 


मुख्यालय, पटना 


जि0ज0स0इकाई, कटिहार 


श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ला, 07 
श्रीमती नीना झा , 08 
श्री जयशंकर कुमार, 09 
श्री सुबोध कुमार , 10 

श्री सुनील कुमार पाठक , 18 
| श्री शंभुनाथ झा , 19 


4 


मुख्यालय, पटना 


मुख्यालय, पटना 


6 


जि0ज0स0इकाई, दरभंगा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अक्तूबर 2013 
क्र0सं0 प्रोन्नत पदाधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

अभ्युक्ति 
वरीयता कमांक 
____ 7 श्री सुशील कुमार शर्मा, 22 

जि0ज0स0इकाई, जमुई 
8 श्री बिन्दुसार मंडल , 24 

जि0ज0स0इकाई, छपरा 
___ 2. उपर्युक्त सभी 08 प्रोन्नत पदाधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही उत्क्रमित पद पर स्वतः प्रभार 
ग्रहण करते हुए अपना प्रभार – प्रतिवेदन मुख्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

3. सभी प्रोन्नत पदाधिकारियों को उनकी प्रोन्नति के फलस्वरूप आर्थिक लाभ एवं बिहार सूचना सेवा में 
उनकी वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के क्रमानुरूप ही प्रभार ग्रहण की तिथि से 
अनुमान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

गौरी शंकर प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 812 -571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


